HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), AUG . 16 , 2019 (SRVN . 25 , 1941 SAKA) 


521 


भाग - III 
हरियाणा सरकार 
न्याय प्रशासन विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 16 अगस्त, 2019 
संख्या का आ० 62 / के०अ० 2 / 1974 / धारा 11 / 2019. - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2 ), 
की धारा 11 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय से परामर्श 
करने के बाद , हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा , मोटरयान अधिनियम , 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59 ) के अधीन 
यातायात चालान के मामलों के निपटान हेतु सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद के 
न्यायालय को अनन्य वास्तविक न्यायालय के रूप में स्थापित करते हैं । 


नवराज सन्धु , 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , 

न्याय प्रशासन विभाग । 


522 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), AUG . 16 , 2019 (SRVN . 25 , 1941 SAKA ) 


[Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT 

Notification 

The 16th August , 2019 
No. S. O . 62 /C .A . 2/ 1974 /S . 11/2019 . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 11 
of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974 ), the Governor of Haryana, after consultation with 
the High Court of Punjab and Haryana, hereby establishes the Court of Judicial Magistrate of the first class, Faridabad 
as exclusive Virtual Court for the whole of the State of Haryana to deal with traffic challan cases under the Motor 
Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988 ) . 


NAVRAJ SANDHU , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Administration of Justice Department. 


57279 — L . R . - H .G .P ., Chd . 


